रजिस्ट्री सं . डी . एल . 33004/99 


सं . 81 
No. 8 ] 


- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


क्रम 

संख्या 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . अ . - 03012023-241623 


CG - DL - E - 03012023-241623 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


सदस्य का नाम 


नई दिल्ली , मंगलवार , जनवरी 3 , 2023 / पौष 13 , 1944 

NEW DELHI , TUESDAY , JANUARY 3 , 2023 / PAUSHA 13 , 1944 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

( स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 2 जनवरी , 2023 

का.आ. 11 ( अ ) – ( 1 ) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम , 2019 ( 2019 का 30 ) की धारा 17 की 
उप - धारा ( 5 ) के तहत उपबंधों के अनुसरण में , भारत सरकार , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की भारत के 
राजपत्र , असाधारण , भाग- II , पैरा -2 में प्रकाशित दिनांक 24 सितंबर , 2020 की अधिसूचना संख्या का . आ . 3261 ( अ ) में 
स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड के गठन संबंधी तालिका में क्रम संख्या 5 के सामने प्रविष्टि को निम्न से प्रतिस्थापित किया 
जाएगा : 

, 


REGD . No. D. L. - 33004 / 99 


( 1 ) 

( 2 ) 

धारा 17 की उपधारा ( 5 ) के तहत ( अंशकालिक सदस्य ) 

1 

डॉ . पल्लवी पी . सापले 


सदस्यता की स्थिति 


( 3 ) 


महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद 


( 2 ) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम , 2019 ( 2019 का 30 ) की धारा 17 की उप - धारा ( 5 ) के तहत भारत सरकार , 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग- II , पैरा -3 में प्रकाशित दिनांक 24 सितंबर , 
2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3261 ( अ ) में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड के गठन संबंधी तालिका में क्रम 
संख्या 5 के सामने प्रविष्टि को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाएगा : 

20 GI / 2023 

( 1 ) 


2 


क्रम 
संख्या 


( 1 ) 

( 2 ) 

धारा 17 की उपधारा ( 5 ) के तहत ( अंशकालिक सदस्य ) 

1 

डॉ . के . सेंथिल 


क्रम 


संख्या 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


सदस्य का नाम 


( 1 ) 

( 2 ) 

धारा 17 की उपधारा ( 5 ) के तहत ( अंशकालिक सदस्य ) 

1 

डॉ . उर्मिला सिंह 


क्रम 

संख्या 


( 3 ) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम , 2019 ( 2019 का 30 ) की धारा 17 की उप - धारा ( 5 ) के तहत भारत सरकार , 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग- II , पैरा -4 में प्रकाशित दिनांक 24 सितंबर , 
2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3261 ( अ ) में चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड के गठन संबंधी तालिका में क्रम 
संख्या 5 के सामने प्रविष्टि को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाएगा : 

सदस्य का नाम 


, 


सदस्यता की स्थिति 


( 3 ) 


( 1 ) 

( 2 ) 

धारा 17 की उपधारा ( 5 ) के तहत ( अंशकालिक सदस्य ) 

1 

डॉ . सहजानंद प्रसाद सिंह 


तमिलनाडु चिकित्सा परिषद 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 


सदस्यता की स्थिति 


( 3 ) 


( 4 ) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम , 2019 ( 2019 का 30 ) की धारा 17 की उप - धारा ( 5 ) के तहत उपबंधों के 
अनुसरण में , भारत सरकार , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग- II , पैरा -5 में 
प्रकाशित दिनांक 24 सितंबर , 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3261 ( अ ) में आचार और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड के 
गठन संबंधी तालिका में क्रम संख्या 5 के सामने प्रविष्टि को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाएगा : 

सदस्य का नाम 

सदस्यता की स्थिति 


उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिषद 


( 3 ) 


बिहार चिकित्सा परिषद 


( 5 ) उपर्युक्त अंशकालिक सदस्य दिनांक 03 जनवरी , 2023 से दो वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेंगे । 


[ फा . सं . वी .11013 / 01 / 2019 - एमईपी ( भाग -5 ) ] 
सचिन मित्तल , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

( Department of Health and Family Welfare ) 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 2nd January , 2023 

S.O. 11 ( E ) .– ( 1 ) In pursuance of provisions under sub - section ( 5 ) of Section 17 of the National Medical 
Commission Act , 2019 ( 30 of 2019 ) , in the notification of the Government of India , the Ministry of Health and 
Family Welfare number S.O. 3261 ( E ) dated 24th September , 2020 published in the Gazette of India , Extraordinary , 
Part - II , Para 2 in the table , the entry against serial number 5 shall be substituted : 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 

Serial 
Number 

( 1 ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Name of the Member 


( 2 ) 

Under sub section ( 5 ) 17 ( part - time Member ) 

1 

Dr. Pallavi P. Saple 


Serial 
Number 

( 1 ) 

( 2 ) 

Under sub section ( 5 ) 17 ( part - time Member ) 
1 Dr. K. Senthil 


Serial 
Number 

( 1 ) 

( 2 ) 

Under sub section ( 5 ) 17 ( part - time Member ) 
1 

Dr. Urmila Singh 


( 2 ) In pursuance of provisions under sub - section ( 5 ) of Section 17 , of the National Medical Commission Act , 2019 
( 30 of 2019 ) , in the notification of the Government of India , the Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 
3261 ( E ) dated 24th September , 2020 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part - II , Para 3 in the table , the 
entry against serial number 5 shall be substituted : 

Name of the Member 


( 5 ) 


Status of membership 


Serial 
Number 

( 1 ) 
Under sub section ( 5 ) 17 ( part - time Member ) 

1 

Dr. Sahajanand Prasad Singh 


( 2 ) 


( 3 ) 


Maharashtra Medical Council 


Status of membership 


( 3 ) In pursuance of provisions under sub - section ( 5 ) of Section 17 , of the National Medical Commission Act , 2019 
( 30 of 2019 ) , in the notification of the Government of India , the Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 
3261 ( E ) dated 24th September , 2020 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part - II , Para 4 in the table , the 
entry against serial number 5 shall be substituted : 

Name of the Member 


( 3 ) 


Tamil Nadu Medical Council 


Status of membership 


( 4 ) In pursuance of provisions under sub - section ( 5 ) of Section 17 , of the National Medical Commission Act , 2019 
( 30 of 2019 ) , in the notification of the Government of India , the Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 
3261 ( E ) dated 24th September , 2020 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part - II , Para 5 in the table , the 
entry against serial number 5 shall be substituted : 

Name of the Member 


( 3 ) 


Uttar Pradesh Medical Council 


Bihar Medical Council 


Status of membership 


3 


( 3 ) 


The part - time Members shall hold office for a term of two years , with effect from 03rd day of January , 2023 . 

[ F. No. V. 11013 / 01 / 2019 - MEP ( Pt . - 5 ) ] 

SACHIN MITTAL , Jt . Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . MANOJ KUMAR 

VERMA 


Digitally signed by MANOJ KUMAR 

VERMA 

Dale 202301.03151633 + 05 : 30 


